forest 


# -( A ) - 72 


RBOISTERED NO . D -( 0 )- 74 


th 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India , 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

HIT I - - T1 
PART Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


1 


- 


L 


# 25] 
No . 25] 


of facent, ftare , * t 1, 1975/# 19 12 , 1896 
NEW DELHI, SATURDAY , FEBRUARY 1, 1975/MAGHA 12, 1896 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है । जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is glven to this part in order that it may be fled 

as a separate compilation 


1 


- LUT 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revende & Insurance) 

PUBLIC NOTICES 

New Delhi, the 1st February 1975 
No. DRAWBACK /PN - I 1756 Under rule 4 of the Customs and Central Excise Dutlet 
Drawback Rules , 1971 ( Notification No . 52 / F .No. 602 /2 / 70 - DBK , published in the Guzette of 
India , Bxtraordinary , dated the 25th August, 1971) , the Central Government hereby makes the 
following amendntents in the table published in the Public Notice No . Drawback / PN - I, dated the 
Igth October, 1971 , 
For Sub - Serial No. 46 [ 2 ind the entries relating thereto , the following shall be substituted ! 


Sub -Si. 


Description ofgoods 


Rate of drawback 


No . 


4612 1 . Power and distribution transformers 

other than potential and current 
transformers of the following voltage 
and relatings when exported with first 
filling of transformer oil , 


( 79 ) 


THE GAZETTE OⓇ INDIA EXTRAORDINARY 


PART 1 - SEC . 11 


(a ) Bolow 22 KV 
( 1) Upto 50 KVA 

Rs . 20 .65 (Rupees twenty and paise sixty 

five only ) per KVA . 
(2 ) Above so KVA and upto 100Rs. 17 . 45 ( Rupces seventeen and paise 
KYA . 

forty five only ) per KVA . 
Above 100 KVA and upto 300 Rs. 13 . 95 (Rupees thirteen and paise 
KVA . 

ninety five only) per KVA . 
(4 ) Above 300 KVA and upto 750 Rs . 10 .45 ( Rupees ten and paisc forty five 
KVA . 

only ) per KVA . 
(5 ) Above 750 KVA and below 1000 Rs. 8 .75 ( Rupees eight and paise seventy five 
KVA 

only ) per KVA . 
(6 ) 1000 KVA and above upto 1600 Rs. 9 . 25 ( Rupees ninc and paise twenty five 
KVA . 

only ) perKVA , 


22 KV to 33 KV 
(I) Upto 300 KVA 

Rs. 15 - 40 ( Rupees fifteen and paise forty 

only ) per KVA . 
(2 ) Above 300 KVA and upto 750 Rs . II. 50 (Rupees cloven and paine fifty only ) 
KVA . 

per KVA . 
(3 ) Above 750 KVA and below 1000 Rs . 10 . 05 (Rupees ten and paise five only) 
KVA . 

per KVA . 
(4 ) 1000 KVA and above and upto Rs. 10 .60 ( Rupecs ten and paise sixty only ) 
1600 KVA . 

per KVA . 


II. Power and distribution transformers 

other than potential and current 
transformers of the following voltage 
and ratings when exported without 
first filling of transformer oil- - 
(a) Belot 22 KV 
(1) Upto 50 KVA 

Rs . 20 . 45 ( Rupees twenty and paise forty) 

five only ) per KVA . 
(2) Above 50 KVA and upto 100 Rs. 17 : 35 (Rupees seventeen and paise thirty 
KVA 

five only ) per KVA . 
(3 ) Above 100 KVA and upto 300 Rs . 13. 90 (Rupees thirteen and paise ninety 
KVA . 

only ) per KVA . 
(4 ) Above 300 KVA and upto 750 Rs. 10 : 40 ( Rupees ten and paise forty only ) 
KVA . 

per KVA . 
(3) Above 750 KVA and below 1000 Rs. 8. 70 ( Rupees eight and paise seventy 
KVA . 

only) per KVA . 
(6 ) 1000 KVA and above and upto Rs. 9 . 15 ( Rupees nine and paine fifteen only ) 
1600 KVA . 

per KVA . 


(b) 22 to 33 KV 
( 1) Upto 300 KVA . 

Rs. 15 . 27 ( Rupees fifteen and paise twenty 

seven only ) per KVA . 
(2 ) Above 300 KVA and upto 750 R $ . II. 40 (Rupees eleven and paine forty 
KVA . 

only ) per KVA , 


(3) Above 750 KVA and below Rs . 10 . 00 (Rupecs ten only) per KVA . 

1000 KVA . 
(4 ) 1000 KVA and above and upto R4. 10 : 55 ( Rupecs ten and paisc fifty five 
1600 KVA . 

only ) per KVA . 


[ PART I - SEC. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


विस मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

सार्वजनिक सूचनाएं 

नई दिल्ली , 1 फरवरी, 1975 
सं० प्रतिप्रदायगी / पी एन 0- 17/ 75.-- सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रति , 
अदायगी नियमावली , 1971 ( भारत के राजपत्र , असाधारण , दिनांक 25 अगस्त , 1971 में 
प्रकाशित अधिसूचना सं0 52/ फा ० सं० 602/ 2/ 70 - - प्र० प्र०) के नियम 4 के अधीन , केन्द्रीय 
सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी /पी०एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित 
सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है : -- 

उपक्रमांक 4612 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जायगा : - - 


उपक्रमांक 


माल का विवरण 


प्रतिप्रदायगी की दर 


1 


4612 (i) पोटेंशियल तथा करेंट ट्रांसफार्मरों से 

भिन्न निम्नलिखित वोल्टेज और श्रेणियों 
के शक्ति तथा वितरण ट्रांसफार्मर , जब 
ट्रांसफार्मर तेल के प्रथम भरण के साथ 

निर्यात किये गये हों 
( क ) 22 के बी ० से कम -- 
( 1 ) 50 के ० वी ० ए ० तक 20. 65 रुपये ( केवल बीस रुपये पैसठ पैसे ) 

प्रति के ० वी० ए० । 
( 2 ) 50 के ० बी०ए० से ऊपर 17 . 45 रुपये ( केवल सत्रह रुपये पैतालीस पैसे ) 

तथा 100 के ०वी० ए० प्रति के० वी० ए० । 

तक । 
( 3 ) 100 के० बी ० ए ० से ऊपर 13. 95 रुपये (केवल तेरह रुपये पंचानवें पैसे ) 

तथा 300 के ० बी० ए० प्रति के ० वी० ए० । 

तक । 
( 4 ) 300 के . वी० ए० से ऊपर 10 . 45 रुपये ( केवल दस रुपये पैंतालीस पैसे ) 

तथा 750 के ० वी० ए० प्रति के ० बी०ए० । 

तक । 
( 5 ) 750 के ०वी०ए०से ऊपर 8 . 75 रुपये ( केवल पाठ रुपये पचहतर पैसे ) 

तथा 1000 के ० वी० ए० प्रति के० बी०ए० । 
से नीचे । 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEc . 1 ] 


2 


__ 1000 के ० वी० ए०और 9 . 25 रुपये (केवल नौ रुपये पच्चीस पैसे ) 
ऊपर तथा 1600 के ० वी० प्रति के० वी० ए० । 

ए० तक । 
( ब ) 22 केवी से 33केवी ० 
( 1 ) 300 के० वी० ए० तक 15 . 40 रु . ( केवल पंद्रह रुपये चालीस पैसे ) 

प्रति के ० वी०ए० । 
( 2 ) 300 के ०वी० ए०से ऊपर 11 . 50 रुपये (केवल ग्यारह रुपये पचास पैसे ) 

तथा 750 के . वी० ए०तक । प्रति के०वी०ए० । 
( ३) 750 के ० वी० ए० से ऊपर 10 , 05 रुपये ( केवल दस रुपये पांच पैसे ) 

तथा 1000 के ० वी० ए० प्रति के ० वी० ए० । 


तक । 


( 4) 1000 270 वी . ए . से 10 , 60 रुपये (केवल दस रुपये साठ पैसे ) 

अपर तथा 1600 के0वी . प्रति के०वी०ए० । 

ए० सक । 
( i ) पोटेंशियल तथा फरट ट्रोस 

फार्मरों से भिन्न ,निम्नलिखित 
पोल्टेज एवं श्रेणियों के शक्ति 
तथा वितरण ट्रांसफार्मर, जब 
ट्रांसफार्मर तेल के प्रथम भरण 
के बिना निर्यात किये गये 
हों - 

( क ) 22 केवी0 से कम - - 
( 1) 50 के० वी० ए • तक 20 . 45 रुपये ( केवल बीस रुपये पैतालीस पैसे ) 

प्रति के ० वी० ए० । 
( 2 ) 50 के० वी० ए० के ऊपर 17. 35 रुपये ( केवल सत्रह रुपये पैतीस पैसे ) 

तथा 100 के ० वी० ए० प्रति के ० वी० ए० । 

तक । 
( 3 ) 100 के० वी० ए० से ऊपर 13. 90 रु० ( केवल तेरह रुपये नब्बे पैसे ) 

तथा 300 के ० वी० ए० प्रति के ० वी० ए० । 

तक । 
( 4 ) 300 के ० वी० ए०से ऊपर 10. 40 रुपये ( केवल दस रुपये चालीस पैसे ) 

सथा 750 के० वी० ए० तक । प्रति के ० वो ० ए ० । 
( 5 ) 750 के० वी० ए ० से ऊपर 8. 70 रु० ( केवल पाठ रुपये सत्तर पैसे ) 
तथा 1000 के ० वी० ए० प्रति के० वी० ए० । 
तक । 


[ PART I. SEC. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


83 


( 6) °1000 के० वी० ए० और 9 . 15 रु० ( केवल नौ रुपये पन्द्रह पैसे ) प्रति 

ऊपर तथा 1600 के० वी० के० वी० ए० । 

ए० तक । 
( ख ) 22 2 0 वी 0 से 33केवी - 
( 1 ) 300 के० वी० ए० तक । 15 . 27 २० ( केवल पंद्रह रुपये सत्ताईस पैसे ) 

प्रति के० वी० ए० । 
( 2 ) 300 के० वी० ए० से ऊपर 11 . 40 रु ० ( केवल ग्यारह रुपये चालीस पैसे ) 

तथा 750० वी० ए० तक । प्रति के० बी० ए० । 


( 3) 750 के० वी०ए० से ऊपर 

तया 1000 70 वी० ए० 
सका । 


10. 00 रूपये ( केवल दस रुपये ) प्रति के " 

बी० ए० । 


( 4 ) 1000 के० वी० ए० और 

ऊपर तथा 1600 के . वी . 
तक । 


10. 55 १० ( केवल दस रुपये पचपन पैसे ) 

प्रति के वो ०ए० । 


No. DRAWBACK/ PN- 18 / 75 . - Under rule of the Customs and Central Excise Dutles 
Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52 F .No. 602/2 /70 -DBK , published in the Gazetto of 
India, Extraordinary , dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes 
the following amendments in the table published in the Public Notice No . DRAWBACK /PN - I 
dated the 15th October, 1971 : 

For sub -serial No. 3821 and the entries relating thereto , the following shall be substituted , 
narmely: - - 


Sub 
Sl. No . 


Description of goods 


Rate of drawback 


3821 


Enamelled Copper Winding Wires---- 

(i) 23 gauge and thicker . . 


. 


fonnat 


(ii) Thinner than 23 gauge upto 35 

gauge . 
( iii ) Thinner than 35 gauge and upto 44 

gauge . 


Rs . 7 .54 (Rupees seven and paise fifty 

four only ) per kg . 
Rs. 7. 47 (Rupees seven and paise forty 

seven only) pcr kg . 
Rs . 7 . 39 ( Rupees srven and paire thirty 

nine only ) per kg. 


सं० प्रतिप्रवायगी/ पी० एन० - 18 / 75.--- सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिप्रदायगी 
नियमाली, 1971 ( भारत के राजपत्र , असाधारण , दिनांक 25 अगस्त 1971 में प्रकाशित अधिसूचना 
सं0 52 / फ . सं0 602/ 2/ 70 - प्र० प्र० ) के नियम 4 के अधीन , केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० 


84 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[ PART I SEc. 1 ] 


प्रतिप्रदायगी / पी० एन० 1,दिनांक 15 अक्तूबर , 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित 
संशोधन करती है :- - 

उपक्रमांक 3821 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जायेगा, अर्थात्: - - 


उप क्रमांक 


माल का विवरण 


प्रतअदायगी की दर 


3821 लपेटने का इनेमलित ताम्बे 

का तार 
(i ) 23 गैज एवं 23 गैज से मोटा 


(ii ) 23 गैज से महीन और 35 गैज 

तक महीन 
( iii ) 35 गज से महीन और 44 गैज 

तक महीन 


7 . 54 रुपये ( केवल सात रुपये और चौवन पैसे ) 
प्रति कि ग्राम । 
7 . 47 रुपये ( केवल सास रुपये और संतालीस 

पैसे ) प्रति कि० ग्रा० । 
7 . 39 रुपये ( केवल 7 रुपये और उनतालीस 

पैसे ) प्रति कि० ग्राम । 


No. DRAWBACK /PN - 19/75. - Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties 
Drawback Rules , 1971 ( 

Notification No. 52 / F .No. 602 / 2 /70 -DBK , published in the Gazette of 
India , Extraordinary , dated the 25th August , 1971 ), the Central Govermost horly makes the 
following amendment in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK /PN - 1 dated 
the 15th October , 1971 : 

For sub -serial No. 4602 and the entrics relating thereto , the followirg shall be substituted : 


Sub 
SI. No . 


Description of goods 


Rate of drawback 


4602 Copper Cable and Conductors all sorts · Ra. 7 .60 (Rupece seven ard poisc fixty 

only ) per kg, of copper content . 


Provided that no rebate of the countervailing duty /Contra ) Excise duly paid 111 doritom EA 
of the Central Excise Tariff has becn claimed /obtained ur der the Central Excise Rules, Jom or 
the cxport is not made under bend in respect of Central Excisc duty payable under aforesaid 
tariff item. 

___ सं० प्रतिप्रदायगी पी०एन 0- 19/ 75. - सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी 
नियमावली, 1971 ( भारत के राजपत्र , असाधारण , दिनाांक 25 अगस्त , 1971 में प्रकाशित अधि 
सचना सं . 52/ फ० सं० 602 / 2/ 70- प्र०अ० ) के नियम 4 के अधीन , केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक 
सूचना सं० प्रतिप्रदायगी /पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर , 1971 में प्रकाशित सारणी में एतदद्वारा 
निम्नलिखित संशोधन करती है : 

___ उपक्रमांक 4602 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जायगा : --- 


उपक्रमांक 


माल का निवरण 


प्रतिश्प्रदायगी की दर 


4602 तांबे के सभी प्रकार के केबल और कंडक्टर ताबा अंतर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 760 

( केवल साठ रुपये साठ पैसे ) । 


[ PART 1 - SEC. 11 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


परन्तु यह तब जव कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ़ की मद 26क के अधीन अदा किए गए प्रति 
संतुलनकारी शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क में छट का केन्द्रीय उत्पादन नियमावली 1944 के अंतर्गत 
कोई दावा नहीं किया गया हो प्राप्त नहीं की गयी हो अथवा टैरिफ़ की अपर्युक्त मद के अन्तर्गत देय के द्रीय 
उत्पादन शुल्क के सम्बध में बंध-पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया ह । । 


No , DRAWBACK /PN - 20175 . - Under rule of the Customs and Central Excise Dutics 
Drawback Rules , I97I ( Notification No. 52/ F. No . 602/ 2/ 70 - DBK , published in the Gazette of 
India , Extraordinary , dated the 25th August, 1971 ), the Central Government hcrcby makes the 
following armendments in the table publshed in the Public Notice No . DRAWBACK / PN- I , dated 
the Isth October , 1971 


Tor sub -serial No . 4608 and 1hc cntrics relating thereto, the following shall hc substituted 
namely : 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Sub 
SI, No. 


Description of goods 


Rate of drawback 


4608 Electric motors , all sorts of the following 

ratings only : 
( i) Upto I HP 

Rs. 25 30 (Rupees twenty five and paise 

thirty only) per HP . 
( ii) Above I HP and upto and including Rs . 17 : 30 ( Rupees seventeen ard paise 
3 HP. 

thirty only ) per HP . 
( iii ) Ahove 3 HP and upto and including Rs. 14 . 10 (Rupecs fourteen and paisc ten 
5 HP. 

___ only) per HP . 
(iv ) Above 5 HP and upto and including Rs . I3 05 ( Rupecs thirteen and paise five 
25 HP. 

only ) per HP . 
(v ) Above 25 HP and upto and inclu - Rs. II IO (Rupecs eleven and paise ten 
ding 100 HP . 

Only ) per HP . 


C . BHUJANGASWAMY , 
Joint Director (Drawback ). 


सं० प्रतिप्रवायगी /पी० एन०- 20/ 75.- - सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी 
नियमावली , 1971 ( भारत के राज पन्त्र , असाधारण , दिनांक 25 अगस्त , 1971 में प्रकाशित अधिसूचना 
सं0 5 2 / फ़ा सं0 602/ 2/ 70 -प्र० प्र० ) के नियम 4 के अधीन , केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना 
सं० प्रतिप्रदायगी पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर , 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा , निम्न 
लिखित सशोधन करती है : - - 


उपक्रमांक 4608 तथा तत्सम्बन्धी प्रतिष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् : -- 


उपक्रमांक 


माल का विवरण 


प्रतिप्रदायगी की दर 


4608 केवल निम्नलिखित रेटिंग की बिजली 

की सभी प्रकार की मोटरें : --- 
( i) 1 अश्व शक्ति तक 


25 . 30 रु . ( केवल पच्चीस रुपये तीस पैसे ) 

प्रति प्रश्य शक्ति । 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


Part 1_ Sec . 11 


- 


- 


. - - - . - . .. - . - - . 


. 


. . 


. . . . .. .. . - 


2 


17. 30 रु0 ( केवल सत्रह रुपये तीस पैसे ) 
प्रति अश्व शक्ति । 


. 


. 


. 


. 


14 , 10 रु० ( केवल बौदह रुपये इस पैसे ) 
प्रति अश्व शक्ति । 


(ii ) 1 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 

3 अश्व शक्ति तक जिसमें 

3 अश्व शक्ति भी शामिल है 
( iii ) 3 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 

5 अश्व शक्ति तक जिसमें 

अश्व शक्ति भी शामिल है । 
(iv ) 5 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 

25 अश्व शक्ति तक जिसमें 

25 अश्व शक्ति भी शामिल है 
( v ) 25 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 

100 अश्व शक्ति तक जिसमें 
100 अश्व शक्ति भी 
शामिल है । 


13. 05 रु० ( केवल तेरह रुपये पाच पैसे ) प्रति 

अश्व शक्ति । 


11 . 10 रुपये ( केवल ग्यारह रूपये दस पैसे ) प्रति 

अश्व शक्ति । 


सी . भुजंगस्वामी , 
संयुक्त निदेशक ( प्रतिप्रदायगी) । 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRES8 , MO TO ROAD , NEW 
DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970 


